निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 01 


16 पौष , 1931 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

6 जनवरी , 2010 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 


पुर: स 


या 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

29 अक्तूबर 2009 
सं ०1 स्था०-96/2009-2705 - वि ० स० — सभा सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी , श्री असीम कुमार, जो वेतनबैण्ड 
पी ० बी०-2 9300-34,800/ - रुपये में प्रतिमाह 23,110 / - रुपये औपबंधिक रूप से वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई 2009 से 3 % की दर से 700/ - रुपये औपबंधिक वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि स्वीकृत 
करते हुए दिनांक 20 जुलाई 2009 से वर्द्धित वेतन 23810/ - रुपये अन्य अनुमान्य भत्ता सहित पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ०1 स्था०-100/ 09-2014 - वि ० स ० - सभा सचिवालय के मार्शल को बिहार सेवा संहिता के नियम -85 के अन्तर्गत निम्न 
सारणी में उनके नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित वेतन बैण्ड में स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से स्तम्भ-6 में अंकित राशि वार्षिक 
वेतनवृद्धि के रूप में औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है 

वर्द्धित 

वर्तमान 
क्र ० 

गत वेतनवृद्धि 

वर्द्धित 
नाम एवं पदनाम 

वेतन बैण्ड 
सं ० 

की तिथि / वेतन 

वेतन 
की तिथि 

३ % 
१ २ ३ 

५ 

६ 
1 . श्री भानु प्रकाश सिन्हा, 

पी ० बी०-3 

01.07.2008 01.07.2009 950 / 32,470/ 
मार्शल 

15,600-39,100/ 

31,520/ 


वेतन वृद्धि 


राशि मूल 
वेतन का 


४ 


७ 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ०1 स्था०-104 /09-1998 - वि ० स० — श्री नसीम अख्तर , प्रशाखा पदाधिकारी ( उर्दू शाखा ) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय, जो वेतन बैण्ड - पी ० बी०-2-9300-34,800/ - रु ० में प्रतिमाह 21,880 / - रुपये औपबंधिक रूप से वेतन पाते हैं , को 
बिहार सेवा संहिता के नियम-85 के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई 2009 से 660 / -( 3 % की दर से ) रु० वार्षिक वेतनवृद्धि की 
स्वीकृति औपबंधिक रूप से दी जाती है तथा उक्त तिथि से 22,540/ - रुपये वर्द्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


3 


19 अगस्त 2009 
सं ०1 स्था०-105 /09-2012 - वि ० स ० - सभा सचिवालय के च -लिपिक संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को बिहार 
सेवा संहिता के नियम -85 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से स्तम्भ -6 में अंकित 
राशि वार्षिक वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन औपबंधिक रूप से प्रतिमाह पाने की अनुमति 
दी जाती है : 

वेतनवृद्धि 
गत वेतनवृद्धि वार्षिक 

की राशि 
क्र ० 

वर्द्धित 
नाम एवं पदनाम 

वेतन बैण्ड 

की तिथि / वेतन वृद्धि 
सं ० 

३ % ( मूल 

वेतन 
वेतन की तिथि 

वेतन का ) 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 
पी ० बी०-2 


1 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


670 / 


22,970/ 


22,300 / 


श्री घनश्याम प्र ० सिंह , 
अधीक्षक 
श्री वीरेन्द्र सिंह , 
अधीक्षक 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


2 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


670 / 


22,970/ 


9,300-34,800/ 


22,300/ 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-106/09-2010 - वि ० स ० — सभा सचिवालय के टंकक संवर्ग के अधीक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम -85 
के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से स्तम्भ -6 में अंकित राशि वार्षिक वेतनवृद्धि के 
रूप में स्वीकृत करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन औपबंधिक रूप से प्रतिमाह पाने की अनुमति दी जाती है : 

वेतनवृद्धि 

वर्तमान 
क्र ० 

गत वेतनवृद्धि की 

की राशि / वर्द्धित 
नाम एवं पदनाम 

वेतन बैण्ड 
सं ० 

तिथि / वेतन 

३ % ( मूल 

वेतन 
की तिथि 


वेतन वृद्धि 


वेतन का ) 


१ 


४ 


६ 


३ 
पी ० बी०-2 


1 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


730/ 


25,050/ 


२ 
श्री सुखीलाल सुधांशु , 
अधीक्षक 
श्री रामविशुन सिंह , 
अधीक्षक 


24,320 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


2 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


720/ 


24,630 / 


9,300-34,800 / 


23,910/ 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-108/ 2009-2000 - वि ० स ० – श्रीमती सुजाता मिश्रा, प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्त० शाखा ) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय, जो वेतन बैण्ड - पी ० बी०-2-9300-34,800 / - रु ० में प्रतिमाह 21,880/ - रु ० वेतन पाती हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई 2009 से ( मूल वेतन का 3 % ) अर्थात 660/ - रु० की वार्षिक वेतनवृद्धि औपबंधिक रूप से 
स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से 22,540/- रु ० वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-111/ 09-2002 - वि ० स ० - सभा सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारीगण को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के तहत निम्न सारणी में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से स्तम्भ -6 में दर्शायी गयी राशि वार्षिक 
वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन औपबंधिक रूप से प्रतिमाह पाने की अनुमति दी जाती है : 

वेतनवृद्धि 
गत वेतनवृद्धि 

वार्षिक 
क्र ० 

की राशि वर्द्धित 
नाम / पदनाम 

वेतन बैण्ड की तिथि एवं वेतन वृद्धि 
सं ० 

वेतन 

मूल 

वेतन 
वेतन की तिथि 

का ३ % ) 


( मूल 


१ 


२ 


४ 


६ 


३ 
पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


1 . 


श्री अशोक प्रसाद , अवर सचिव 
( प्रतिवेदक संवर्ग ) 


1170 


39,950/ 


38,780 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


2 . 


श्री ज्योति कुमार, प्रतिवेदक 


1050/ 


35,870/ 


34,820 / 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


3 . 


श्री विजय कुमार, प्रतिवेदक 


1010/ 


34,510/ 


33,500 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


4 . 


श्री श्रीरमण सिंह , प्रतिवेदक 


890 / 


30,330/ 


29,440/ 


9,300-34,800/ 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


5 . 


श्री राजेश कुमार, प्रतिवेदक 


870/ 


29,760/ 


28,890 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


6 . 


श्री लाला सच्चिदानंद सिन्हा, प्रतिवेदक 


870 / 


29,760 / 


28,890/ 


9,300-34,800/ 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


7 . 


श्री कृष्ण कुमार , 

प्रतिवेदक 


870/ 


29,760 / 


28,890 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


8 . 


श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रतिवेदक 


820/ 


28,030 / 


27,210 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


9 . 


श्री विपिन कुमार सिन्हा, प्रतिवेदक 


840 / 


28,610/ 


27,770/ 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


10 . 


श्री मधूप कुमार, 

प्रतिवेदक 


820/ 


28,030/ 


27,210 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


11 . 


श्री आजाद कुमार, प्रतिवेदक 


820 / 


28,030/ 


27,210 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


12. 


श्री अंजनी कुमार सिन्हा , प्रतिवेदक 


820 / 


28,030/ 


27,210/ 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


01.07.2008 


01.07.2009 


13.. 


श्री शंभू कुमार, प्रतिवेदक 


580/ 


19,620/ 


9,300-34,800 / 


19,040 / 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


5 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-112/ 09-2020 - वि ० स ० — सभा सचिवालय के निम्नांकित प्रशासी पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने 
कॉलम -5 में अंकित तिथि से कॉलम -6 में अंकित वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि बिहार सेवा संहिता के नियम-85 के अन्तर्गत स्वीकृत 
करते हुए कॉलम-7 में अंकित औपबंधिक रूप से वर्द्धित वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है : 

वेतनवृद्धि 
गत वेतनवृद्धि वार्षिक 

की राशि वर्द्धित 
क्र ० नाम एवं पदनाम वेतन बैण्ड की तिथि / 

वेतन वृद्धि 
सं ० 

३ % ( मूल 

मूल 

वेतन 
वेतन की तिथि 

वेतन का ) 


१ 


४ 


६ 


७ 


३ 
पी ० बी०-3 


1 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


860/ 


29,280 / 


28,420 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


2 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


860 / 


29,280 / 


२ 
श्री हरेराम मुखिया , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री अवधेश तिवारी , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री मौलेश्वरी प्रसाद सिंह , 
प्रशासी पदाधिकारी 


28,420 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


3 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


860 / 


29,280 / 


28,420/ 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


4 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


830 / 


28,440 / 


27,610 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


5 . 


श्री मोहन झा , 


01.07.2008 


01.07.2009 


830 / 


28,440/ 


27,610/ 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 


6 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


830 / 


28,440 / 


27,610/ 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 


7 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


830 / 


28,440 / 


27,610 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


8 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


880 / 


30,010 / 


29,130 / 


प्रशासी पदाधिकारी 
श्री मो ० नियाज अहमद , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री हरि प्रसाद यादव , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री देव नारायण यादव , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री मुमताजुल हक , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री रूप नारायण मिश्र , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री संजय कुमार सिंह , 
प्रशासी पदाधिकारी 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-2 


9 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


760 / 


25,900 / 


25,140 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-2 


10 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


760 / 


25,900/ 


25,140 / 


9,300-34,800 / 

पी ० बी०-3 


11 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


850 / 


29.150 / 


28,300/ 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-2 


12. 


01.07.2008 


01.07.2009 


700 / 


23,760 / 


9,300-34,800/ 


23,060 / 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


19 अगस्त 2009 
सं० 1 स्था०-115/ 09-2024- वि ० स ० — सभा सचिवालय के चालिपक संवर्ग के प्रशासी पदाधिकारियों को बिहार सेवा 
संहिता के नियम -85 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से स्तम्भ -6 में अंकित राशि 
वार्षिक वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन औपबंधिक रूप से प्रतिमाह पाने की अनुमति दी 


जाती है : 


वेतनवृद्धि की 


क्र ० 


नाम एवं पदनाम 


वेतन बैण्ड 


गत वेतनवृद्धि 
की तिथि / 

वेतन 


वर्तमान 
वेतन वृद्धि की 

तिथि 


राशि / ३ % 


वर्द्धित 
वेतन 


सं ० 


( मूल वेतन का ) 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


३ 
पी ० बी०-2 


1 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


750 / 


25,470 / 


24,720 / 


श्री लाला प्रसाद , 
प्रशासी पदाधिकारी 
श्री सुधीर कु ० गोईत , 
प्रशासी पदाधिकारी 


9,300-34,800/ 

पी ० बी०-2 


2 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


670/ 


22,970 / 


9,300-34,800 / 


22,300/ 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-116/09-2008 - वि ० स ० – श्री वीरेन्द्र मिश्र , प्रशासी पदाधिकारी ( अवधायक शाखा ) , बिहार विधान सभा 
सचिवालय , जो वेतनमान पी ० बी०-2 , 9300-34,800/ - रु० में प्रतिमाह 23,510/- रु ० औपबंधिक रूप से वेतन पाते हैं , को बिहार 
सेवा संहिता के नियम -85 के तहत दिनांक 1 जुलाई 2009 को 710/ - (3 % की दर से ) वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि की स्वीकृति 
औपबंधिक रूप से दी जाती है तथा उक्त तिथि से 24,220/ - रुपये वर्द्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


24 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-123/ 2009-2037 - वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए- 7 - महा०-01/ 2005-1500वि ० ( 2 ) , दिनांक 
24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री सुशील कुमार 
सिंह , अपर आप्त सचिव (निजी सहायक संवर्ग ) बिहार विधान - सभा सचिवालय का 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप 
दिनांक 31 अगस्त 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


21 अगस्त 2009 


सं ० 1 स्था०-124/ 2009-2032 - वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए.- 7 - महा०-01/ 2005-1500वि ० ( 2 ) , दिनांक 
24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12 अप्रील 2005 के अनुसरण में 60 वर्ष की आयु पूरी 
होने के फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र सिंह , अधीक्षक (चर्यालिपिक संवर्ग ) बिहार विधान - सभा सचिवालय , पटना को दिनांक 31 अगस्त 
2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


7 


16 सितम्बर 2009 
सं ० 1 स्था०-134/ 2009-2303 - वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए. - 7 - महा०-01 / 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 
24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक -12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री रघुनाथ चौधरी , 
प्रशाखा पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 30 सितम्बर 2009 के 
अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


है 


- 


19 अक्तूबर 2009 
सं ० 1 स्था०-140/ 2009-2676 - वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए. - 7 - महा०-01/ 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 
24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499 , दिनांक 12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री उत्पल दास गुप्ता , 
अवर सचिव (निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान सभा सचिवालय का 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 
31 अक्तूबर 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-39/09-2027 - वि ० स ० - सभा सचिवालय के निम्नांकित अवर सचिवों को उनके नाम के सामने कॉलम-5 
में अंकित तिथि से कॉलम -6 में अंकित वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि बिहार सेवा संहिता के नियम -85 के अन्तर्गत स्वीकृत करते हुए 
कॉलम -7 में अंकित औपबंधिक वर्द्धित वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है : 

गत वेतनवृद्धि वर्तमान वेतनवृद्धि 
क्र ० 

वर्द्धित 
नाम / पदनाम वेतन बैण्ड की तिथि एवं वेतन वृद्धि 

की राशि 
सं ० 

की तिथि 

३ % 


मूल वेतन 


मूल वेतन 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 
श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 
अवर सचिव 


पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


1 . 


970 / 


33,150 / 


32,180 / 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 


श्री लक्ष्मीकांत झा , 


01.07.2008 


01.07.2009 


2 . 


970 / 


33,150/ 


अवर सचिव 


32,180 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


श्री त्रिपुरारी प्रसाद , 


01.07.2008 


01.07.2009 


3 . 


970 / 


33,150 / 


32,180 / 


अवर सचिव 
श्री सुनील कुमार सिन्हा , 
अवर सचिव 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


4 . 


970 / 


33,150/ 


32,180 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


श्री राधेश्याम झा , 


01.07.2008 


01.07.2009 


5 . 


930/ 


31,790/ 


अवर सचिव 


30,860 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


श्री चन्द्रमोहन झा , 


01.07.2008 


01.07.2009 


6 . 


950/ 


32,470 / 


अवर सचिव 


31,520 / 


श्री फूल झा , 


01.07.2008 


01.07.2009 


7 . 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 
15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


970 / 


33.150/ 


32,180 / 


अवर सचिव 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , 
अवर सचिव 


01.07.2008 


01.07.2009 


8 . 


910/ 


31,100/ 


15,600-39,100/ 


30.190 / 


8 


बिहार गजट, 6 जनवरी 2010 


वर्तमान 


क्र ० 


गत वेतनवृद्धि 
की तिथि एवं 


वेतनवृद्धि 
की राशि 


वर्द्धित 


नाम / पदनाम 


वेतन बैण्ड 


वेतन वृद्धि 


सं ० 


मूल वेतन 


मूल वेतन 


की तिथि 


३ % 


१ 


६ 


पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


9 . 


910/ 


31,100 / 


15,600-39,100/ 


30,190 / 


पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


10 . 


910/ 


31,100 / 


15,600-39,100/ 


30,190 / 


२ 
श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा 
सेवानिवृत्त अवर सचिव 
सेवानिवृत्ति की तिथि 
( दि०-31.07.09 अप ० ) 
श्री जय प्रकाश गुप्ता , 
अवर सचिव 
श्री सीताराम झा 
सेवानिवृत्त अवर सचिव 
सेवानिवृत्ति की तिथि 
( दि०-31.07.09 अप ० ) 
श्री चन्द्रभूषण पाठक , 
अवर सचिव 
श्री राजकिशोर राय , 
अवर सचिव 


पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


11 . 


910/ 


31,100/ 


15,600-39,100/ 


30,190 / 


पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


12 . 


890/ 


30,440/ 


29.550 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


01.07.2008 


01.07.2009 


13 . 


890 / 


30,440 / 


15,600-39,100/ 


29,550 / 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-39/ 09-2029 - वि ० स ० — सभा सचिवालय के निम्नांकित उप सचिवों को कॉलम -5 में अंकित तिथि से , 
कॉलम -6 में अंकित वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि बिहार सेवा संहिता के नियम -85 के अंतर्गत स्वीकृत करते हुए कॉलम -7 में 
अंकित औपबंधिक वर्द्धित वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है 

गत वेतनवृद्धि वर्त्तमान वेतनवृद्धि 
क्र ० नाम एवं पदनाम 

वेतन बैण्ड की तिथि / मूल वेतन वृद्धि की की राशि / 
सं ० 

वेतन 
वेतन तिथि 

३ % 


वर्द्धित मूल 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


३ 
पी ० बी०-3 


1 . 


श्री गिरीश झा 


01.07.2008 


01.07.2009 


1100/ 


37,630 / 


उप सचिव 


36,530 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


2 . 


श्री अरविन्द कुमार यादव 


01.07.2008 


01.07.2009 


1080 / 


36,850 / 


35,770 / 


15,600-39,100/ 

पी ० बी०-3 


3 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


1080 / 


36,850 / 


उप सचिव 
श्री शंभुदयाल सिंह 
उप सचिव 
श्री मु ० जैनूल 
उप सचिव 


35,770 / 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 


4 . 


01.07.2008 


01.07.2009 


1080/ 


36,850 / 


35.770 / 


15,600-39,100 / 

पी ० बी०-3 


5 . 


श्री राजकिशोर रावत 


01.07.2008 


01.07.2009 


1030 / 


35,240/ 


उप सचिव 


15,600-39,100/ 


34,210/ 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


9 


क्र ० 


नाम एवं पदनाम 


वेतन बैण्ड 


गत वेतनवृद्धि वर्तमान वेतनवृद्धि 
की तिथि / मूल वेतन वृद्धि की की राशि / 
वेतन तिथि 

३ % 


वर्द्धित 

मूल 
वेतन 


सं ० 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


३ 
पी ० बी०-3 


6 . 


श्री पंचलाल साहु 


01.07.2008 


01.07.2009 


1070/ 


36,610 / 


उप सचिव 


15,600-39,100 / 


35,540 / 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


19 अगस्त 2009 
सं ० 1 स्था०-97 /09-2006 - वि ० स ० – श्री नकी अहमद खाँ , प्रशाखा पदाधिकारी ( अवधायक शाखा ) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय , जो वेतनमान पी ० बी०-2-9300-34,800/ - रु . में प्रतिमाह 21,070 / - रुपये औपबंधिक रूप से वेतन पाते हैं , को बिहार 
सेवा संहिता के नियम -85 के तहत दिनांक 1 जुलाई 2009 को 640/- ( 3 % की दर से ) रु० की वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि की 
स्वीकृति औपबंधिक रूप से दी जाती है , तथा उक्त तिथि से 21,710/ -रुपये वर्द्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


7 अक्तूबर 2009 
सं ० 2 स्था०-127 / 09-2597 - वि ० स०— श्री श्रीरमण सिंह , प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को महालेखाकार , 
बिहार , पटना के पत्रांक - जी ०ई ० 12 - बी ० एल ० ए०- XVII -04-1166 , दिनांक 22 जुलाई 2009 , जी ०ई० 12- बी ० एल ० ए०-XVII- ए -4 
1263, दिनांक 3 अगस्त 2009 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 19 नवम्बर 
2008 से 5 दिसम्बर 2008 , दिनांक 19 जनवरी 2009 से 22 जनवरी 2009, दिनांक 3 जून 2009 से 5 जून 2009, दिनांक 16 

जून 2009 से 18 जून 2009 तथा दिनांक 20 जुलाई 2009 से 22 जुलाई 2009 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 
उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 6 दिसम्बर 2008 से 7 दिसम्बर 2008 तथा दिनांक 6 जून 2009 से 7 जून 2009 
तक के सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । साथ ही उक्त अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने 
की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


7 अक्तूबर 2009 
सं ० 2 स्था०-133 /08-2601 - वि ० स ० - श्री अवनीन्द्र नाथ मिश्र , प्रशासी पदाधिकारी ( पुस्त ० ) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय को रूपान्तरित अवकाश आदेयता संबंधी वित्त ( वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग ) विभाग , बिहार , पटना के 
पत्रांक - वै० दा ० को०-2/ वै ० दा०-50-25 /94/707 ( 22 ), दिनांक 19 अगस्त 2009 में निहित प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सेवा संहिता 
के नियम 234 के अधीन दिनांक 6 अगस्त .2008 से 5 सितम्बर 2008 तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त 
संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 6 सितम्बर 2008 एवं 7 सितम्बर 2008 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति 
दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


24 अगस्त 2009 


सं ० 2 स्था०-155/ 2009-2052 - वि ० स ० — श्री वीरेन्द्र सिंह , अधीक्षक ( चर्या लिपिक संवर्ग ) बिहार विधान - सभा 
सचिवालय जो वेतन बैण्ड पी.बी. - 2-9300-34,800/ - रूपये में प्रतिमाह 22,300/ - रुपये वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -227 , 230 , 234 एवं 248 " क " के अन्तर्गत दिनांक 15 मई 2009 से 18 मई 2009 तक उपार्जित छुट्टी तथा 19 मई 
2009 से 30 जून 2009 तक रूपान्तरित छुट्टी स्वीकृत की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


9 अक्तूबर 2009 


सं ० 2 स्था०-157/ 09-2633 - वि ० स ० - श्री आजाद कुमार, प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय , को महालेखाकार , 
बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई० 12 - बी ० एल ० ए०- XVIII -19-1374, दिनांक 14 अगस्त 2009 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 
नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 20 अप्रील 2009 से 19 जून 2009 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 
उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 20 जून 2009 से 21 जून 2009 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी 
जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


9 अक्तूबर 2009 


सं ० 2 स्था०-160 /09-2635 - वि ० स०- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 
महालेखाकार , बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई० 12 - बी ० एल ० ए०-XVIII -21-1376, दिनांक 14 अगस्त 2009 के आलोक में बिहार 
सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 1 जून 2009 से 4 जून 2009 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है । साथ ही उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


9 अक्तूबर 2009 


सं ० 2 स्था०-181/ 09-2621 - वि ० स ० – श्रीमती सुजाता मिश्रा, प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्त ० ) , बिहार विधान - सभा , जो 
वेतनमान 6500-200-10,500/ - रु. में प्रतिमाह 9100/ - रु ० वेतन पाती थी , को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 
248 ( क ) के अन्तर्गत दिनांक 25 अगस्त 2008 से 5 सितम्बर 2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त 
संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 6 सितम्बर 2008 से 7 सितम्बर 2008 तक के सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति के 
साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


25 अगस्त 2009 
सं ० 2 स्था०-19/05-2081 - वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवर्तित 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/ एम - 2-5-1/99 , खण्ड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 तथा महालेखाकार , बिहार के 
कार्यालय के ज्ञापांक - जी ० ई० 12 - बी ० एल ० ए०- XVIII -6-977 , दिनांक 6 जुलाई 2009 के आलोक में श्री विन्देश्वर ठाकुर, 
सेवा -निवृत्त अवर सचिव , बिहार विधान - सभा को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 30 जून 2009 तक उनके कोष में संग्रहित 300 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


11 


( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई 
भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


25 अगस्त 2009 
सं ० 2 स्था०-19/ 05-1551 - वि ० स० – श्री बिन्देश्वर ठाकुर, सेवानिवृत्त अवर सचिव , बिहार विधान - सभा , को महालेखाकार 
कार्यालय , बिहार, पटना द्वारा निर्गत प्रतिवेदन संख्या - जी ० ई० 12 - बी ० एल ० ए०- XVIII -6-977, दिनांक 6 जुलाई 2009 के आलोक में 
बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 " ए " के तहत सेवावधि में उपभोग की गई दिनांक 4 फरवरी 2009 से 7 
फरवरी 2009 तक उपार्जित अवकाश एवं सेवा संहिता के नियम -234 के तहत दिनांक 8 फरवरी 2009 से 9 मार्च 2009 तक 
रूपांतरित अवकाश स्वीकृति के साथ सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 10 मार्च 2009 एवं 11 मार्च 2009 को 
सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


25 अगस्त 2009 
सं ० 2 स्था०-255 /08-2070 - वि ० स ० — श्री लाला कमल किशोर सिंहा , अवर सचिव ( निजी सहायक संवर्ग) , बिहार 
विधान - सभा सचिवालय, को महालेखाकार , बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई० 12 - बी ० एल ० ए०-XVI -11-832, दिनांक 15 जून 2009 
के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 24 नवमबर 2008 से 5 दिसम्बर 2008 तक 
उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 6 दिसम्बर 2008 से 7 दिसम्बर 2008 
तक के सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


25 अगस्त 2009 
सं ० 2 स्था०-31/ 09-2072 - वि ० स ० — सभा सचिवालय के प्रशासी पदाधिकारी श्री मोहन झा को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -227, 230 एवं 248 " क " के अधीन दिनांक 24 फरवरी 2009 से 20 मार्च 2009 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृति तथा 
उक्त संहिता के नियम -159 के अंतर्गत 21 मार्च 2009 एवं 22 मार्च 2009 को सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान 
की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


2 नवम्बर 2009 
सं० 2 स्था०-34/ 2005-2729 - वि ० स० - श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर सचिव , बिहार विधान - सभा को 
महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) का कार्यालय , बिहार , पटना द्वारा निर्गत प्रतिवेदन संख्या - जी ० ई०-12 - बी ० एल ० ए० 
XVIII - 4-1254 , दिनांक 31 जुलाई 2009 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम -234 के तहत सेवावधि में उपभोग की गई 
दिनांक 4 मई 2009 से 4 जून 2009 तक रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


, 


12 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


18 अगस्त 2009 
सं० 2 स्था०-41 /08-1979 - वि ० स ० - श्री शारदा चरण झा , अवर सचिव (निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय , को महालेखाकार , बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई० 12- बी ० एल ० ए०- XV-8-814, दिनांक 10 जून 2009 के आधार पर 
बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन दिनांक 8 फरवरी 2008 से 9 जनवरी 2009 तक रुपांतरित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 10 जनवरी 2009 एवं 11 जनवरी 2009 को सार्वजनिक अवकाश 
उपभोग करने के साथ - साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


24 अगस्त 2009 
सं ० 2 स्था०-49/09-2055 - वि ० स०- श्री संतविलास सिंह , सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान- सभा को 
रुपान्तरित छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन संबंधी वित्त विभाग के पत्रांक -1578 ( 22 ), दिनांक 29 जून 2009 के आलोक में बिहार सेवा 
संहिता के नियम -234 के तहत सेवावधि में उपभोग की गई दिनांक 3 फरवरी 2009 से 20 फरवरी 2009 तक रुपान्तरित अवकाश 
की स्वीकृति एवं उक्त संहिता के नियम -159 के अधीन दिनांक 21 फरवरी 2009 से 23 फरवरी 2009 तक सार्वजनिक अवकाश 
के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


24 अगस्त 2009 
सं ० 2 स्था०-49/09-2057 - वि ० स० – श्री संतविलास सिंह , सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा को 
उपार्जित छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन संबंधी वित्त विभाग के पत्रांक -630 ( 22 ), दिनांक 24 जुलाई 2009 के आलोक में बिहार सेवा 
संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 " क " के अन्तर्गत सेवावधि में उपभोग की गई दिनांक 17 मई 2005 से 6 जून 2005 तक 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


7 अक्तूबर 2009 
सं ० 2 स्था०-49/ 09-2603 - वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रदत्त 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 / एम ० 2-5-1/ 99 , खण्ड 1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 एवं उपार्जित अवकाश आदेयता 
संबंधी वित्त ( वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग ) विभाग के पत्रांक 630 ( 22 ) , दिनांक 24 जुलाई 2009 के अनुसरण में श्री संत 
विलास सिंह , सेवा -निवृत्त प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा सचिवालय को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 मई 2009 तक 
संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त अवकाश वेतन पर अनुमान्य 
महँगाई भत्ता के बराबर नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


16 सितम्बर 2009 
सं ० आं० सं ० एवं के ० स ० स०-03/ 2005-3801 - वि ० स ० — सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या 1041 , दिनांक 27 मार्च 
2009 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने 
श्रीमती मीना देवी , स ० वि ० स० को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वर्ष 2009-2010 के लिए गठित बिहार विधान - सभा की 


बिहार गजट , 6 जनवरी 2010 


13 


। 


आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का शेष अवधि के लिए सदस्या मनोनीत किया है । श्रीमती मीना देवी , स ० वि ० स ० 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से शून्यकाल समिति की सदस्या नहीं रहेंगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव । 


सं ० 2 स्था०-155 /09-2587 - वि ० स ० 

बिहार विधान - सभा सचिवालय 


सेवा में , 


विषयः 


महालेखाकार , बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना , दिनांक 6 अक्तूबर 2009 
श्री वीरेन्द्र सिंह , सेवा -निवृत्त अधीक्षक जो वेतन बैण्ड पी ० बी०-2-9300-34,800/ - रु० में प्रतिमहार 22,970/ - रु ० 
वेतन पाते थे, की सेवा-निवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2009 के अपराह्न में हो जाने के फलस्वरूप सभा सचिवालय के 
अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 / एम ० 2-5-1 / 99 , 
खण्ड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 के अनुसरण में उनकी सेवा -निवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2009 तक 
संग्रहित कुल 300 ( तीन सौ ) दिनों की अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि एवं उक्त तिथि को 
प्रचलित दर पर अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के समतुल्य राशि कुल अंके 2,80,230/- ( दो लाख अस्सी हजार दो सौ 
तीस रुपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 
स्वीकृत । 
यह प्रभार " 2071 -पेंशन तथा अन्य सेवा -निवृत्ति हितलाभ , 01 - असैनिक , 115 - अवकाश नगदीकरण हितलाभ , 
0002 - अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि " शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय है। इसकी माँग संख्या-15 तथा 
विपत्र कोड संख्या -2071011150002 है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


आदेश : 


2 . 


सं ० 2 स्था०-89/ 08-2076 - वि ० स ० 
बिहार विधान - सभा सचिवालय 


सेवा में , 


विषय : 


महालेखाकार , बिहार 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना , दिनांक 25 अगस्त 2009 
श्रीमती वीणा झा , सेवा-निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्त ० शाखा ) जो वेतन बैण्ड - पी ० बी०-2 , 9300-34,800/ - रु० 
में औपबंधिक रूप से प्रतिमाह 21,880/- रु ० वेतन पाती थी , को दिनांक 31 मार्च 2009 के अपराह्न से सेवा -निवृत्त 
हो जाने के फलस्वरूप सभा सचिवालय के अधिसूचना सं ० 630 , दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग , 
बिहार सरकार के संकल्प सं०-3 /एम./ 2-5-1/99 , खण्ड -1829 वि ० ( 2) , दिनांक 7 अप्रील 2005 के अनुसरण में 
उनकी सेवा -निवृत्ति की तिथि 31 मार्च 2009 के अपराह्न तक संग्रहित कुल 24 ( चौबीस ) दिनों की अव्यवहृत 
उपार्जित छुट्टी के बदले नगद राशि एवं उक्त तिथि को प्रचलित दर पर अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के समतुल्य राशि 
कुल अंक -21,355 /- रु० ( इक्कीस हजार तीन सौ पचपन रु० ) मात्र भुगतान की स्वीकृति के संबंध में । 
स्वीकृत । 


आदेश : 


14 


बिहार गजट, 6 जनवरी 2010 


( 2 ) यह प्रभार " 2071 -पेंशन तथा अन्य सेवा -निवृत्ति हितलाभ , 01 - असैनिक , 115 - अवकाश नगदीकरण हितलाभ , 

0002 - अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि " शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय है , इसकी मांग सं०-15 तथा 

विपत्र कोड सं०-2071011150002 है । 
( 3 ) एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 1867, दिनांक 31 जुलाई 2009 को विखंडित किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


